निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 272 ) 


___ 20 माघ 1936 ( AO ) 
पटना, सोमवार , 9 फरवरी 2015 


गृह विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

29 जनवरी 2015 
सं0 डी0पी0एस0 - 2 - 0 - 2 / 2009 - 39 — प्रोबेशन ऑफ ऑफेन्डर्स एक्ट 1958 की धारा - 17 के अधीन बनाए गए 
बिहार प्रोबेशन ऑफ ऑफेन्डर्स रूल 1959 के नियम 9 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार के राज्यपाल 
बिहार प्रोबेशन (परिवीक्षा) सेवा नियमवाली, 2014 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

"बिहार प्रोबेशन ( परिवीक्षा ) सेवा ( संशोधन ) नियमावली 2015 " | 
1. संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारंभ ।- (1) यह नियमावली "बिहार प्रोबेशन ( परिवीक्षा) सेवा ( संशोधन) नियमावली 2015 " 
कही जा सकेगी । 

( 2 ) इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा । 

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी । 
2. नियमावली, 2014 के नियम - 3 के उप - नियम (1) में प्रयुक्त शब्द प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी के बाद शब्द 

उप निदेशक , प्रोबेशन अंतःस्थापित किया जायेगा । 
3. नियमावली, 2014 के नियम - 8 उप -नियम (1) खण्ड ( ii ) के बाद निम्नलिखित नया खण्ड ( iiक ) अंतःस्थापित किया 
जाएगा तथा खण्ड (iii) में प्रयुक्त शब्द “द्वितीय ” शब्द " तृतीय " द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा : 
"(iiक) उप निदेशक (प्रोबेशन) - प्रोन्नति का द्वितीय सोपान ।" 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

___ सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव , 
अपर सचिव - सह - निदेशक ( प्रशासन ) । 


PER JGTC (31HTTPUT ), 9 q ast 2015 

The 29th January 2015 
No . D . P.S .-2 -0 -2 /2009 - 39 — In exercise of powers conferred under section 9 of the 
Bihar Probation of Offenders Rules, 1959 made under section 17 of the Probation of 
Offenders Act, 1958 , the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for the 
amendment of the Bihar Probation Service Rules , 2014 : 

“ Bihar Probation Service ( Amendment) Rules, 2015 ” . 
Short title , extent and commencement. - (1 ) These Rules shall be called the “ Bihar 


Probation Service ( Amendment) Rules, 2015 ” . 


2 . 


(2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar . 
( 3 ) It shall come into force with immediate effect. 
The words Deputy Director, Probation ’ shall be inserted after the words ‘ Principal 
Probation Officer used in sub rule (1 ) of rule - 3 of these Rules, 2014 . 
The following new clause ( ii a ) shall be inserted after the clause ( ii) of sub rule (1 ) of 
rule -8 of these Rules, 2014 and the word “second in the clause ( iii ) shall be 
substituted by the word “ third ’: 

“ ( ii a ) Deputy Director, Probation - Second Stage of Promotion .” 


By order of the Governor of Bihar , 


SATYENDRA NATH SHRIVASTAVA , 


Additional Secretary - cum - Director (Admin .) 


to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JGTC ( 31HTERUT) 272 -571 + 200 - stoconto 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


